रजिस्ट्री संख्या डी . एल . - 33004/ 95 


REGD. NO. D. L.--- 33004 / 95 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग सड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - -- 


- -- 


-- -- - - - - - 


स. 37] 
No . 37 ] 


मई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 28, 1995/ फाल्गन 9, 1916 
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 28 , 1995/PHALGUNA 9, 1916 

- - - - - - - -- - - - - - - - - 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


आदेश 


नई दिल्ली, 28 फरवरी , 1995 
सं , - ओ - 12012/12/ 76 - उत्पादन - - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 
1959 के नियम 21 के उप -नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 498 . 75 वर्ग कि . मी . माप वाले बेसिन अपतटीय क्षेत्र ( पन्ना 
तेल और गैस क्षेत्र ) में पेट्रोलियम के खनन हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
के दिनांक 10- 10- 85 के समसंख्यक आदेश के तहत प्रायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन 
लि . ( पहले प्रायल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के रूप में अभिज्ञात ) को किए गए खनन 
पट्टे को रद्द करती है । 


नजीब जंग, संयुक्त सचिव 


460 GI / 95 


( 1 ) 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - . - - 


- - - 


.. 


2 THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART [ - SEC. 1 ] 

-: - : 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

ORDER 


New Delhi, thc 28th February, 1995 
No. 0 - 1201212176 - Prod . — In exercise of powers conferred by sub -rule ( 2 ) 
of Rule 21 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central 
Govermeni herely cancels the mining lcasc granted to Oil & Natural Gas 
Corporation Ltd., Dehradun ( formerly known as the Oil & Natural Gas Com 
mission ) vide the Ministry of Petroleum and Natural Gas order of even number , 
dated 10 - 10 - 1985 , to mine petroleum in Bassein offshore area ( Panna oil & gas 
ficlds ) measuring 498. 75 sq . kms. 

NAJEEB JUNG , Jt, Secy . 


प्रादेश 

नई दिल्ली. 28 फरवरी, 1995 
सं . ओ -12012/ 52/ 90- ओ एन जी डी - 4. . - - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
नियम , 1959 के नियम 21 के उप-नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतदवाग 243 वर्ग कि . मी . माप वाले मुक्ता क्षेत्र में पेट्रोलियम के 
खनन हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 24- 6- 91 के समसंख्यक आदेश 
के तहत प्रायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि . ( पहले ग्रायल एण्ड नेचुरल गैस 
कमीशन के रूप में अभिशात ) को दिए गए खनन पटे को रद्द करती है । 


नजीब जग, संयुक्त सचिव 


ORDER 

New Delhi, the 28th February, 1995 
No. 0 - 12012 |52 |90 -ONGD . IV . — In exercise of powers conferred by sub 
rule ( 2 ) of Rule 21 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 , the Central 
Government hereby cancels the mining lcasc granted to Oil & Natural Gas 
Corporation Ltd ., Dehradun (formerly known as the Oil & Natural Gas 
Commission ) vide the Ministry of Petroleum and Natural Gas order of even 
number, dated 24 -6 - 1991, to mine petroleum in Mukta field area measuring 
243 sq . kms. 

NAJEEB JUNG, Jt. Secy . 


[ भाग 1 -- खंड 1] 
- - -- . . - ------ - - 


-- - : - ... 


- - 


. 


- . 


- 


- 


- 


भारत का राजपन्न : अमांधारण 
-- -- -- - - --- - ... . . - - - - - - 

__ आदेश 
नई दिल्ली , 28 फरवरी, 1995 


सं . ओ . - 12012/ 38/ 91 - डी - 4.. - .- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 
1959 के नियम 21 के उप -नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 50, 685 वर्ग कि . मी . माप वाले बम्बई अपतटीय क्षेत्र 
( मध्य दक्षिण ताप्ती क्षेत्र ) में पेट्रोलियम की संभावना की खोज हेतु पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 27- 3 - 92 समसंख्यक आदेश के तहत प्रायल एण्ड नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लि . ( पहले आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के रूप में अभिज्ञात ) को 
दिए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस को रद्द करती है । 


नजीब जंग, संयुक्त सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 28th February, 1995 


No. 0 -12012/38/ 91 - ONGD.IV . -- In exercise of powers conferred by sub 
rule ( 2 ) of Rule 21 of the Petroleum and Natural Gas Rules 1959, the Central 
Government hereby cancels the Petrolcum Exploration Licence granted to Oil & 
Natural Gas Corporation Ltd ., Dehradun ( formerly known as the Oil & Natural 
Gas Commission ) vide the Ministry of Petroleum and Natural Gas order of even 
number , dated 27- 3 - 1992, to prospect for petroleum in Bombay Offshore area 
( Mid - South Tapti fields ), measuring 50, 685 sq . kms. 


NAJEEB JUNG, Jt, Secy . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mava Puri, New Delhi - 110064 

and Published hy the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1995 


